निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 7 मई 2014 


( सं० पटना 408) 


वित्त विभाग 


आदेश 

6 मई 2014 
सं० रा0वि0आ0( 5 ) का0 - 06 / 2014- 3988-वि0 — वित्त विभागीय ज्ञापांक -2013 दिनांक 03 .03. 2014 द्वारा निर्गत 
आदेश की कंडिका- V कम संख्या- 1 में आंशिक संशोधन करते हुए अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं प्रधान 
सचिव, वित्त विभाग के आदेश के आलोक में अध्यक्ष को देय निजी कर्मी के सुविधा में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : 


पदनाम 


आप्त सचिव - निजी सहायक 


निम्नवर्गीय लिपिक - आई0टी0 सहायक । आदेशपाल 


| 0 पदनाम । आप्त सचिव | निजी सहायक । 


क० 
सं० 
1 . 


| अध्यक्ष 


आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निजी कर्मियों की नियुक्ति उनके परामर्श पर की जायेगी । आदेश में निहित शेष 
निर्णय यथावत रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस, 
सचिव ( व्यय) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 408-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette.bih. nic.in 


